रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/ 99 


REGD. No. D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत 

क 

राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 20062020-220060 

CG- DL- E - 20062020-220060 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II– खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1721] 
No. 1721 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28 , 1942 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 18 , 2020/ JYAISHTHA 28 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 जून , 2020 
का.आ. 1937( अ ).- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1360 ( अ) दिनांक 24.04.2020, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग 58 के कि.मी. 90.220 से कि.मी.131.000 ( मेरठ - मुज़फ्फरनगर खण्ड ) तक के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन 
का बनाने , आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


, 


, 


, 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "16.05.2020 " 
को " अमर उजाला " और "हिन्दुस्तान टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


2655GI/ 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii) ] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 


उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के कि.मी. 90.22 से कि.मी .131 (मेरठ - 
मुज़फ्फरनगर खण्ड) तक के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित 

अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 


जिले का नाम : मुज़फ्फरनगर 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार 
संख्या 


भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम: खतौली 


गांव का नाम : अजीतपुर 


1 


167 


निजी 


कृषि 


10.024 


रामशरण / सुन्दरलाल / नि . सठेडी 
ओमप्रकाश / ब्रहमानन्द / नि.ग्राम सठेडी 
मदनपाल / ब्रहमानन्द / नि.ग्राम सठेडी 
श्योराज सिंह | ब्रहमानन्द / नि.ग्राम सठेडी 
ऋषिपाल सिंह / ब्रहमानन्द / नि.ग्राम 
सठेडी बबलेश कुमार / ब्रहमानन्द / नि.ग्राम 
सठेडी मुकेश कुमार / ब्रहमानन्द / नि.ग्राम 
सठेडी अरविन्द कुमार / ब्रहमानन्द । 
नि.ग्राम सठेडी मनोज कुमार | ब्रहमानन्द । 
नि.ग्राम सठेडी श्रीमती इमरती देवी । 
ब्रहमानन्द / नि.ग्राम सठेडी 
( 67 ) 


12 


93 


निजी 


कृषि 


10.115 


भूषण / नकली /निसठेडी श्रीमती ऊपा 
रानी / धनश्याम सिंह / नि.आर.जैड 
8 एच/ 10 मनसागरपुर दिल्ली 
(93) 


194/1 


निजी 


कृषि 


0.038 


अशोक कुमार / ओमप्रकाश / नि . सठेडी 
नरेश / ओमप्रकाश / नि . सठेडी सुभाष । 


| भाग || —खण्ड 3 (ii) | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


ओमप्रकाश / नि . सठेडी तारावती / 
ओमप्रकाश / नि . सठेडी दयानन्द सिंह | 
हरीराम / नि . सठेडी देवेन्द्र / भूपण सिंह | 
नि . सठेडी राजेन्द्र कुमार / भूषण सिंह / नि . 
सठेडी 
( 94/1 ) 


गांव का नाम : सठेड़ी 


जयभगवान / जिले सिंह / नि.ग्राम मनोज 
कुमार / सुखवीर सिंह / नि.ग्राम संजय 
कुमार / सुखवीर सिंह / नि.ग्राम नरेन्द्र 
कुमार / सुखवीर सिंह / नि.ग्राम संजीव 
कुमार / जिले सिंह / नि.ग्राम राजवीर सिंह 
जिले सिंह / नि.ग्राम रघुनाथसिंह / देवीसिंह 
/ नि 0 ग्रा 0 जिला / दलीप / नि 0 ग्रा ० राज 
सिंह / देवी सिंह / नि . ग्राम भोपाल / देवी 
सिंह / नि . ग्राम 


14 


20 


निजी 


कृषि 


0.0615 


( 20 ) 


गांव का नाम: शाहबाजपुर तिगाई 


श्रीमती मूर्तीदेवी / जगदेव / नि 0 ग्राम 
जयपाल सिंह / सूरज मल / नि . ग्राम 
सतपाल सिंह / सूरज मल / नि . ग्राम फेरू 
सिंह / आसाराम / नि . ग्राम ऋषिराज | 
आसाराम / नि . ग्राम रामनिवास / 
आसाराम / नि . ग्राम श्रीमती केलाशो | 
आसाराम / नि . ग्राम रामअवतार / भागमल 
/ नि . ग्राम रामकुमार / भागमल / नि . ग्राम 
शिवकुमार / भागमल / नि . ग्राम राजकरण 
सिंह / जय सिंह / नि . ग्राम राजेन्द्र सिंह | 
जय सिंह / नि . ग्राम रामरतन सिंह / जय 
सिंह / नि . ग्राम अशोक कुमार / जय सिंह | 
नि . ग्राम संजीव कुमार / जय सिंह / नि . 


5 


| 127 


निजी 


कृषि 


कृ 


10.0016 


ग्राम 


(127 ) 


गांव का नाम : शेरपुर 


6 


27 


निजी 


कृषि 


0.05 


नरेन्द्रकुमार / बारू सिह / नि 0 भैंसी 
सुभाषसिहं / बारूसिहं / नि 0 भैंसी 
उदयवीरसिहं / बारूसिहं / नि 0 भैंसी 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii )] 


विजयसिहं / बारूसिहं / नि 0 भैंसी पुष्पा | 
विरेन्द्रपाल / नि . ग्राम कु 0 हीना / 
विरेन्द्रपाल / नि . ग्राम 


( 27 ) 


ब्रजपाल सिह / केहर सिह / भैसी यशपाल / 
केहर सिह / भैसी अजयपाल सिह / केहर 
सिह / भैसी श्रीमती शारदा / देवपाल / नि . 
भैंसी विश्वजीत / देवपाल / नि . भैंसी 
अमरजीत / देवपाल / नि . भैंसी/ नाली ।। 


17 


29 


निजी 


कृषि 


0.015 


( 29 ) 


गांव का नाम : टबिता 


18 


24 


निजी 


कृषि 


10.11 


गजेन्द्र कुमार / हरपालसिह / नि . ग्राम 
विरेन्द्र कुमार / हरपालसिह / नि . ग्राम 
महेश कुमार / हरपालसिह / नि . ग्राम मुकेश 
कुमार | हरपालसिह / नि . ग्राम श्रीमती 
मेवा / भुल्लनसिह / नि 0 भायंगी 
राजेन्द्रसिह / हरिचन्द | नि 0 भायंगी 
बिशम्बरसिह / रामदास / नि 0 भायंगी 
चन्दर सिंह / तिलकराम / नि . भायंगी 
सतपाल सिंह / तिलकराम / नि . भायंगी 
राज सिंह / तिलकराम / नि . भायंगी पीतम 
सिंह /तिलकराम / नि . भायंगी वेद प्रकाश/ 
तिलकराम / नि . भायंगी अमरपाल / राज / 
सिंह / नि . ग्राम श्रीमती पवन / स्व ० 
कृष्णपाल / नि . ग्राम राजेश कुमार / कदम 
सिंह / नि.ग्राम भंगेला राकेश कुमार / कदम 
सिंह / नि.ग्राम भंगेला अशोक कुमार / कदम 
सिंह / नि.ग्राम भंगेला श्रीमती केला / कदम 
सिंह / नि.ग्राम भंगेला नितिन पंवार | नरेन्द्र 
सिंह / नि.ग्राम भंगेला मोहित पंवार।। 
नरेन्द्र सिंह / नि.ग्राम भंगेला श्रीमती सरला 
देवी / नरेन्द्र सिंह / नि.ग्राम भंगेला शमशाद 
मलिक / कल्लू / नि . इस्लामाबाद भूड 
खतौली मौहम्मद फुरकान मलिक / रशीद | 
नि . म 0 नं 0 1439 जाफराबाद दिल्ली-53 
अजहरूदीन / उमरदीन / नि . 440 मल्हुपुरा 
शहर मुनगर श्रीमती खुर्शीदा / उमरदीन | 
नि . 440 मल्हुपुरा शहर मु 0 नगर शारिक 
राणा / एन 0 एमखान / नि 0 खतौली 


TYTT 11 — eve 3 ( 11 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


उरूजनिसार / एन 0 एमखान /निखतौली 
(24 ) 


कुल 


0.4151 


[ I. H. NHAI/ BOT /11013/ 7/2003/3D] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th June , 2020 
S.O. 1937 ( E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, S.O. 1350 ( E ) dated 24.04.2020 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , 
Sub -section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highway Act , 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four- laning, etc.),maintenance, management and 
operation of NH58 on the stretch of land from Km 90.220 to Km 131.000 (Meerut-Muzaffarnagar Section ) in the 
district ofMUZAFFARNAGAR in the State ofUTTAR PRADESH 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Amar Ujala ” and “ Hindustan 
Times ” both dated 16.05.2020 ; under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structures, falling within the stretch of land from 
Km . 90.220 to Km . 131.000 (Meerut-Muzaffarnagar Section ) in the district ofMUZAFFARNAGAR in the State of 

UTTAR PRADESH 


State : UTTAR PRADESH 


District : MUZAFFARNAGAR 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Khatauli 


Viillage : Ajeetpur 


1 


67 


Private 


Agriculture 


10.024 


Ramsharan / Sundarlal / Omprakash / 
Brahmanand / Madanpal / Brahmanand 
/ Shyoraj Singh / Brahmanand / 
Rishipal Singh / Brahmanand / Bablesh 
Kumar / Brahmanand / Mukesh Kumar 
/ Brahmanand / Arvind Kumar / 
Brahmanand / Manoj Kumar / 
Brahmanand / Smt Imrati Devi / 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


Brahmanand 
67 


2 


93 


Private 


Agriculture 


10.115 


Bhushan / Nakli / SmtUsha Rani / 
Dhanshyam Singh / NRZ -8H / 10 
Mansagarpur Delhi 
93 


3 


94/1 


Private 


Agriculture 


0.038 


Ashok Kumar / Omprakash / Naresh / 
Omprakash / Subhash / Omprakash / 
Taravati / Omprakash / Dayanand 
Singh / Hariram / Devendra / Bhushan 
Singh / Rajendra Kumar / Bhushan 
Singh / 
94/1 


Viillage : Satheri 


4 


20 


Private 


Agriculture 


10.0615 


Jaibhagwan / Jile Singh ManojKumar / 
Sukhvir Singh Sanjay Kumar / Sukhvir 
Singh Narendra Kumar / Sukhvir Singh 
Sanjeev Kumar / Jile Singh Rajveer 
Singh / Jile Singh Raghunath Singh / 
Devisingh Jila / Dalip Raj Singh / Devi 
Singh Bhopal / Devi Singh / 
20 


Viillage : Shahbazpur Tigai 


5 


127 


Private 


Agriculture 


0.0016 


SmtMurthidevi / Jagdev Jaipal Singh / 
Suraj Mal Satpal Singh / Suraj Mal 
Pheru Singh / Asaram Rishiraj ! 
Asaram Ramnivas / Asaram 
Smt.Kelasho / Asaram Ram Avatar / 
Bhagmal Ramkumar / Bhagmal 
Shivkumar / Bhagmal Rajkaran Singh / 
Jai Singh Rajendra Singh / Jai Singh 
Ramratan Singh / Jai Singh Ashok 
Kumar / Jai Singh Sanjeev Kumar / Jai 
Singh 
127 


Viillage : Sherpur 


6 


27 


Private 


Agriculture 


10.05 


Narendra kumar / baru singh / Subhash 
Singh / Baru singh / Udayvir Singh / 
Baru singh / Vijaysingh / baru singh / 
Pushpa / Virendrapal / Ms. Heena / 
Virendrapal / 
27 


7 


29 


Private 


Agriculture 


10.015 


Brajpal Singh / Kehar Singh / Yashpal / 
Kehar Singh / Ajaypal Singh / Kehar 
Singh / Mrs. Sharda / Devpal / 
Vishwajeet / Devpal / Amarjeet / 
Devpal / drain / 
29 


Viillage : Tabita 


8 


24 


Private 


Agriculture 


10.11 


Gajendra Kumar / Harpal Singh / 
Virendra Kumar / Harpal Singh / 
Mahesh Kumar / Harpal Singh Mukesh 
Kumar / Harpal Singh / SmtMewa / 
Bhullan Singh / Rajendrasih / 
Harichand / Bishambarsih / Ramdas / 
Chandar Singh / Tilkaram Satpal Singh 


[ HTT II — VE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


/ Tilakaram / Raj Singh / Tilakaram 
Pitam Singh / Tilakaram Ved Prakash / 
Tilakaram Amarpal / Raj Singh Mrs. 
Pawan / Late Krishnapala / R.S . Rajesh 
Kumar / Kadam Singh / Rakesh Kumar 
/ Kadam Singh / Ashok Kumar / 
Kadam Singh / Mrs. Kela / Kadam 
Singh / Nitin Panwar / Narendra Singh 
/ Mohit Panwar / Narendra Singh / Smt. 
Sarla Devi / Narendra Singh / 
Shamshad Malik / Kallu / N.S. 
Islamabad Bhud Khatauli Mohammad 
Furkan Malik / Rashid /R.S . M.No. 
1439 Jafrabad Delhi-53 Azharuddin / 
Umardin /R.S . 440 Malhupura city 
Municipal city Mrs. Khurshida / 
Umardin 
24 


TOTAL 


0.4151 


[ F, No.NHAI/ B0T/11013 / 7/ 2003 /3D] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . KUMER CHAND Civil de signed by KUMER 


MEENA 


Date: 2020.06.20 19:46:39 
+ OS 30 


